निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 247 ) 


21 ज्येष्ठ 1934 ( AO ) 
पटना, सोमवार, 11 जून 2012 


सं0 3ए-4-प्रो0 ( प्र0कोO )- 04 / 2011 – 6172 (वि0 ) 

वित्त विभाग 


प्रेषक, 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
पटना, बिहार । 
महालेखाकार ( ले० एवं हक0), 
हिनू, राँची, झारखंड । 

पटना, दिनांकः 08 जून 2012 
श्रम संसाधन विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के मूल / कनीय प्रवर/ वरीय प्रवर 
कोटीय वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में । 


विषयः 


महाशय, 


निदेशानुसार 


उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्रांक 1081, दिनांक 24 जनवरी 2012 की कंडिका 5 को संशोधित एवं 
विलोपित करते हुए उक्त कंडिका को निम्नांकित अंश/ कंडिका से प्रतिस्थापित समझा जायः 

संशोधित वेतनमान का लाभ संबंधित कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 1986 से वैचारिक एवं दिनांक 01 मार्च 1989 के 
प्रभाव से वास्तविक रूप से भुगतेय होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 जून 2012 
दिनांक 01 मार्च 1989 से 31 मार्च 1995 तक की देय बकाया राशि सभी संबंधित कर्मियों के भविष्य निधि में जमा 
की जायेगी तथा उत्क्रमित वेतनमान में निर्धारित वेतन का नकद भुगतान 01 अप्रील 1995 से देय होगा । 

जो कर्मी सेवा-निवृत्त हो चुके हैं उन्हें नकद भुगतान किया जायेगा । चूँकि इस वाद के सभी वादी वर्ष 1999 में ही 
सेवा-निवृत्त हो चुके हैं अतएव उन्हें दिनांक 01 मार्च 1989 से 31 मार्च 1995 तक की राशि का नकद भुगतान करने का 
निर्णय लिया गया है । 


विश्वासभाजन 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 247 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih . nic .in 


